सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ, 1939 ( श० ) 


संख्या- 94 राँची, सोमवार , 


5 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - -- 


अधिसूचना 
17 नवम्बर , 2017 


संख्या- 3/पद -01 ( ख)-10/ 2014 का.- 11479 -- श्रीमती आर० रॉनीटा, भा०प्र०से० ( झाः2015 ) 
अनुमण्डल पदाधिकारी , चाईबासा को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी , 
जगन्नाथपुर ( पश्चिमी सिंहभूम ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 
ii . श्रीमती रॉनीटा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् 
जगन्नाथपुर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 94 -- 50 


